रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L. - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

। प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1732 ] 
No . 1732 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जून 20 , 2017 / ज्येष्ठ 30 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2017/ JYAISTHA 30, 1939 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 जून , 2017 
का . आ. 1946( अ). केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इस में इस के पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने 
के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य में अहमदपुर - देवकरा (कि. मी . 0. 000 से कि . मी . 25. 600) नया राष्ट्रीय राजमार्ग 548 डी तक 
के भू- खण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि), अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिये लातुर जिला की वह 
भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा 
करती है । 

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के 
लिये ऐसी भूमि पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा । 

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी अहमदपुर को लिखित रूप में किया जायेगा 
और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि 
व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के 
पश्चात , यदि कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या 
अननुज्ञात कर सकेगा ; 

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा ( 2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा । 


इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में 
उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 


3821 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


1 


अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के कि . मी . 0.000 से कि . मी . 25.600, नया राष्ट्रीय राजमार्ग 548 डी का भाग अर्जन की जाने वाली संरचना 

रहित अथवा सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 

अहमदपुर - देवकरा ( कि . मी . 0.000 से कि . मी . 25 . 600 ) 
जिला का गाँव का 

भूमि का क्षेत्रफल 
क्र . सं . 

| भूमि का 

सर्वेक्षण सं . 
तालुका का नाम 

| भूमि की प्रकृति 
नाम 

नाम प्रकार 

| एकड में | हे. में वर्गमीटर में 
18 | 

निजी | शुष्क + नम 0. 346 | 0. 140 | 1400 
उगलेवाडी 

31 शासन शुष्क + नम - 0. 173 - 0. 070 700 

115 | निजी | शुष्क + नम 0 . 420 0 .170 1700 
एकुण गाँव उगलेवाडी 

0. 939 | 0. 380 | 3800 
| निजी | शुष्क + नम 0 . 127 0 . 052 516 
पाटोदा 
____ 4 निजी शुष्क + नम 0 . 296 

| 0 .120 

1200 
एकुण गाँव पाटोदा 

0 . 423 0 . 172 1716 
61 निजी शुष्क + नम 0 . 346 

| 0 .140 1400 
अहमदपुर कोपरा 

निजी शुष्क + नम 1. 877 0.760 7600 
71 निजी । शुष्क + नम 1 . 507 | 0 . 610 6100 
एकुण गाँव कोपरा 

3.730 | 1. 510 | 15100 

215 | निजी | शुष्क + नम | 0 . 124 | 0 .050 500 
10 किनगाँव । 216 निजी | शुष्क + नम । 3. 952 | 1 . 600 

16000 
निजी 

0 .519 || 0. 210 2100 
एकुण गाँव किनगाँव 

4 .594 - 1. 860 | 18600 
12 

देवकरा निजी 

0. 420 | 0. 170 1700 
एकुण गाँव देवकरा: 

0. 420 0. 170 1700 
__ एकुण तालुका अहमदपुर: 

10. 105 | 4. 092 40916 


लातुर 


62 


11 


[ फा . सं. 12037/2/2017- एमएएच ( पी -6)] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th June, 2017 
S . 0 . 1946 ( E). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 3A National Highways Act, 
1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as said Act), Central Government, after being satisfied that for the public 
purpose, the land the brief description of which is given in the schedule below is required for building (widening/ two 
laning /four laning etc .) maintenance , management and operation of Maharashtra State Highway from Ahmedpur to 
Pimpla junction (km . 0 .000 to 25 .600 New NH 548 D ) in the district Latur in the State of Maharashtra hereby declares 
its intention to acquire such land . 

Any person interested in the said land may , within twenty one days from the date of publication of this 
Notification in the official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub -section ( 1) of 
section 3C of the said Act. 


Every such objection shall be made to the concerned Competent Authority , namely Sub -Divisional Officer 
(SDO ) Ahmedpur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


an opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner , and may , after hearing all such objection and 
after making such further enquiry , if any, as the Competent Authority thinks necessary , by order , either allow or 
disallow the objections. 

Any order made by the Competent Authority under sub -section (2) of section 3C of the said Act shall be final. 

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected 
by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority . 

SCHEDULE 


Sr. | 


| Priya 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure falling within the stretch of the land from 
Ahmedpur to Pimpla junction (km . 0. 000 to 25 .600 ) New NH 548 D ) in the state of Maharashtra 

Ahmedpur - Devkara ( Km. 0. 000 to Km. 25 .600 ) 
District Taluka Village | Survey No ./ Type of | Nature of 

Area of Land 
Gut No . | Land | Land 

in 

in Square 

Acre Ha Meters 
18 | Private | Dry + Wet | 0 . 346 | 0 . 140 | 1400 
Ugilewadi 31 Govt. | Dry + Wet 0 . 173 0 . 070 700 

115 Private | Dry + Wet 0 . 420 0 .170 1700 
Total Village Ugilewadi: 

0 . 939 

0 . 380 3800 
3 | Private | Dry + Wet | 0 .127 0 . 052 516 
Patoda 

| Private | Dry + Wet 0 . 296 | 0 . 120 1200 
Total Village Patoda: 

0. 423 0 . 172 1716 
61 Private | Dry + Wet 0 . 346 । 

1400 
Latur | Ahmedpur 

Kopra 

62 Private | Dry + Wet 1 . 877 0 .760 7600 

71 Private | Dry + Wet 1 .507 0 . 610 6100 
Total Village Kopra : 

3 . 730 | 1. 510 15100 
215 | Private | Dry + Wet 0 . 124 0 . 050 500 
Kingaon 216 Private | Dry + Wet | 3. 952 | 1 . 600 16000 
Private 

0 . 519 0 . 210 2100 
Total Village Kingaon : 

4 . 595 1 . 860 18600 
Devkara Private 

0 . 420 | 0 .170 1700 
Total Village Devkara : 

0 . 420 | 0 .170 1700 
Total of Taluka Ahmedpur: 

10.107 | 4 . 092 40916 


6 


11 


[ F. No. 12037/ 2/ 2017 - MAH( P- 6) ] 

RAJESH GUPTA, Dy. Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 जून , 2017 
का . आ . 1947(अ). केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 ( 1956 का 48) (जिसे इस में इस के पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के 
पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य में वैद्य किन्ही - पाटोदा ( कि . मी . 151. 200 से कि . मी . 168.600) नया राष्ट्रीय राजमार्ग 548 D 
तक के भू- खण्ड के निर्माण ( चौडा करने/ चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिये लातुर और बीड 
जिला की वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है ऐसी भूमिका अर्जन करने के अपने 
आशयकी घोषणा करती है । 

कोई व्यक्ति , जो उक्त भूमि में हितबद्ध है उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा ( 1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के 
लिये ऐसी भूमि पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा । 

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी पाटोदा को लिखित रूप में किया जायेगा 
और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि 
व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (ii )] 


पश्चात, यदि कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या 
अननुज्ञात कर सकेगा ; 

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा ( 2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा । 


इस अधिसूचना के अंतर्गत आनेवाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में 
उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षन किया जा सकता है । 

अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के कि . मी . 151. 200 से कि . मी . 168. 600 , नया राष्ट्रीय राजमार्ग 548 डी का भाग अर्जन की जाने वाली 

संरचना रहित अथवा सहित भूमिका संक्षिप्त विवरण । 
वैद्यकिन्ही - पाटोदा ( कि . मी . 151.200 से कि . मी . 168. 600 ) 


जिला का नाम 


तालुक का 
नाम 


बीड 


पाटोदा 


गाँव का | भूमि का भूमि की 

भूमि का क्षेत्रफल 
सर्वेक्षण सं . 
नाम 

प्रकार प्रकृति एकड में | हे. में वर्गमीटर में 

330 निजी | शुष्क + नम | 3. 895 | 1. 577 | 15770. 00 
वैद्यकिन्ही 

329 | निजी | शुष्क + नम 1. 321 0. 535 5350 .00 
एकुण गाँव वैद्यकिन्ही : 

5 . 216 2. 11221120 .00 
मंगेवाडी । 

निजी | शुष्क + नम । 4. 975 | 2. 014 20140 . 00 
एकुण गाँव मंगेवाडी : 

4. 975 2014 20140. 00 
पाटोदा । 531 निजी । शुष्क + नम | 

0 . 002 20 . 00 
एकुण गाँव पाटोदा: 

0 . 005 0 . 002 20 .00 
एकुण तालुका पाटोदा : 

10.196 4.12841280 .00 


[ फा . सं. 12037 /2/ 2017- एमएएच ( पी -6 )] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th June, 2017 
S .O . 1947 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 3A National Highways Act, 
1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as said Act), Central Government, after being satisfied that for the public 
purpose , the land the brief description of which is given in the schedule below is required for building (widening /two 
laning/four laning etc.) maintenance , management and operation of Maharashtra State Highway from Vaidyakinhi – 
Patoda ( Km. 151. 200 to Km. 168 .600) New NH 548 D in the district Beed inthe state of Maharashtra hereby declares 
its intention to acquire such land . 

Any person interested in the said land may , within twenty one days from the date of publication of this 
Notification in the official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub -section (1) of 
section 3C of the said Act. 

Every such objection shall be made to the concerned Competent Authority , namely Sub -Divisional Officer 
(SDO ) Patoda in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an 
opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objection and after 
making such further enquiry , if any , as the Competent Authority thinks necessary, by order , either allow or disallow the 
objections. 

Any order made by the Competent Authority under sub -section (2 ) of section 3C of the said Act shall be final . 

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected 
by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority . 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure falling within the stretch of the land 151.200 to 

Km . 168.600 New NH 548 D in the state of Maharashtra . 
Vaidyakinhi – Patoda (Km . 151.200 to Km . 168.600 ) 


S 


District| Taluka 


Village 


Survey No./ 

Gut No . | 


Type of 
Land 


| Nature of 

Land 


2 


Beed 


Area 

in 
Ha 
1. 577 
0 .535 
2 . 112 
2 .014 
2 .014 
0 . 002 
0 . 002 
4. 128 


330 Private | Dry + Wet | 
Vaidyakinhi 

329 Private | Dry + Wet | 
Total Village Vaidyakinhi: 
Mangewadi 

Private Dry + Wet 
Total Village Mangewadi: 
Patoda 531 Private | Dry + Wet 

Total Village Patoda : 
Total of Taluka Patoda : 


Patoda 


in 
Acre 
3. 895 
1. 321 
5 . 216 
4.975 
4 . 975 
0 . 005 
0 . 005 
10 . 196 


in Square 

Meters 
- 15770 

5350 
21120 
20140 
20140 

20 
| 20 
- 41280 


[ F. No . 12037/ 2/ 2017 - MAH( P - 6 ) ] 

RAJESH GUPTA, Dy. Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 जून , 2017 


का . आ . 1948( अ). केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान 
हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य में नेकनुर - लींबागणेश (कि . मी . 128 . 000 से कि . मी . 149.600 ) नया राष्ट्रीय 
राजमार्ग 548डी तक के भू- खण्ड के निर्माण ( चौडा करने / चार लेन का बनाने , आदि ), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिये 
लातुर और बीड जिला की वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है ऐसी भूमिका अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 

कोई व्यक्ति , जो उक्त भूमि में हितबद्ध है उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा ( 1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के 
लिये ऐसी भूमि पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा । 

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी बीड को लिखित रूप में किया जायेगा और 
उसमें उसके आधार अधिकथित किए जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि 
व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के 
पश्चात् , यदि कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या 
अननुज्ञात कर सकेगा ; 

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा ( 2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा । 

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में 
उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii)] 


अनुसूची 


सर्वेक्षण सं 


भूमि का | 


महाराष्ट्र राज्य के कि . मी . 128 .000 से कि . मी . 149.600, नया राष्ट्रीय राजमार्ग 548 डी का भाग अर्जन की जाने वाली 

संरचना रहित अथवा सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
नेकनुर - लींबागणेश ( कि . मी . 128 .000 से कि. मी . 149 .600 ) 

गाँव का 

तालुकका 
क्र . सं . जिला का नाम 

भूमि का क्षेत्रफल 

भूमि की प्रकृति 
नाम नाम प्रकार 

एकडमें । हे . में । वर्गमीटरमें 
334 | शासन नम 0 .089 0 . 036 

360 
नेकनुर 331 निजी शुष्क + नम । 0. 033 0 .013 132 

333 निजी नम 0 .053 0 .021 214 
बीड एकुण गाँव नेकनुर: 

0 . 175 0 . 070 705 
| निजी नम 0 . 142 0 .057 573 
लींबागणेश 

निजी नम 0. 028 0.011 
3 निजी 

0 . 102 | 0 . 041 413 
एकुण गाँव लींबा गणेश: 

0. 272 - 0. 110 1097 
एकुण तालुका बीड : 

0.447 - 0. 180 1802 


बीड 


461 


111 


शुष्क 


[ फा . सं . 12037/ 2/2017- एमएएच ( पी -6)] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th June , 2017 


S .O . 1948 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 3A National Highways Act, 
1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as said act), Central Government, after being satisfied that for the public 
purpose, the land the brief description of which is given in the schedule below is required for building (widening/two 
laning/four laning etc .) maintenance ,management and operation of Maharashtra State Highway from Neknur – Limba 
Ganesh (km . 128 .900 to km . 149 .600 ) New NH 548 D in the District Beed in the State of Maharashtra hereby declares 
its intention to acquire such land . 


Any person interested in the said land may , within twenty one days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub -section (1 ) of 
section 3c of the said Act . 


Every such objection shall be made to the concerned Competent Authority , namely sub - divisional Officer 
(SDO ) beed in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an 
opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objection and after 
making such further enquiry , if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the 
objections. 


Any order made by the Competent Authority under sub - section (2 ) of section 3C of the said act shall be final. 


The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the 
interested person at the aforesaid office of the Competent authority . 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure falling within the stretch of the land 128 . 900 to 

Km . 149.600 New NH 548 D in the state of Maharashtra . 
Neknur – Limba Ganesh ( Km . 128.900 to Km . 149.600) 


Area 


or 


District 


Taluka | Village | 


Survey No ./ Gut 

No . 


Type of 
Land 


Nature of 

Land 


in 


Dry 
Dry + Wet 


Dry 


Beed 


Beed 


334 

Govt. 
Neknoor 331 

Private 
333 

Private 
Total Village Neknoor : 
161 

Private 
Limba 

Private 
Ganesh 

3 

| Private 
Total Village Limba Ganesh : 

Total of Taluka Beed : 


Acre 
0 . 089 
0 . 033 
0 .053 
0 .175 
0 .142 
0 . 028 
0 .102 
0 . 272 
0. 447 


in 
Ha 
0 . 036 
0 . 013 
0 .021 
0 . 070 
0. 057 
0 .011 
0 . 041 
0 . 110 
0 . 180 


in Square 
Meters 

360 
132 
213 
705 
573 
111 
413 
1097 
1802 


Dry 
Dry 
Wet 


| 


[ F. No. 12037/2/2017 - MAH( P- 6)] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 जून , 2017 
का . आ. 1949 (अ). केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इस में इस के 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान 
हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य में होल - सारणी सांगवी ( कि . मी . 73.200 से कि . मी . 117 .500) नया राष्ट्रीय राजमार्ग 
548डी तक के भू- खण्ड के निर्माण ( चौडा करने / चार लेन का बनाने , आदि ), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लियेलातुर और 
बीड जिला की वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है ऐसी भूमिका अर्जन करने के अपने 
आशय की घोषणा करती है । 

___ कोई व्यक्ति , जो उक्त भूमि में हितबद्ध है उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के 
लिये ऐसी भूमि पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा । 

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी केज को लिखित रूप में किया जायेगा और 
उसमें उसके आधार अधिकथित किए जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि 
व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के 
पश्चात, यदि कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या 
अननुज्ञात कर सकेगा ; 

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा ( 2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम 
होगा । 

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में 
उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii)] 


अनुसूची 


महाराष्ट्र राज्य के कि . मी . 73. 200 से कि . मी . 117.500, नया राष्ट्रीय राजमार्ग 548 डी का भाग अर्जन की जाने वाली 

संरचना रहित अथवा सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
होल - सारणी सांगवी ( कि . मी . 73 .200 से कि . मी . 117 .500 ) 


जिला का 


| 


क्र . सं . 


तालुका का 
नाम 


गाँव का 
नाम 


। सर्वेक्षण | भूमि का | भूमि की 
सं . प्रकार 

प्रकृति 


नाम 


भूमि का क्षेत्रफल 
| एकड में | हे. में | वर्ग मीटर में 

0 . 476 0. 193 1927 


होल 


शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 


2 . 001 


0 . 810 


277/ 1 निजी 
277/ 2 | निजी 

277/ 3 | निजी 
एकुण गाँव होल : 


8102 


9546 


2. 358 | 0 . 955 
4 . 835 1 .958 


19576 


चंदनसावरगाँव 


| 


52/ 11 


निजी 


0 . 099 


0 . 040 


400 


400 


14800 


बीड 


केज 


7000 


21800 


153 


65 


224 


9 


एकुण गाँव चंदन सावर गाँव : 

0 .099 0 . 040 
| 121 निजी शुष्क 3. 656 1 . 480 
उंबरी 

134 निजी । शुष्क । 1 .729 0 . 700 
एकुण गाँव उंबरी: 

5. 385 - 2. 180 
64 निजी शुष्क 0. 038 0. 015 

निजी शुष्क 0 .055 0 . 022 
कोरेगाँव 

68 निजी शुष्क 0 . 180 0 . 073 

69 | निजी । शुष्क | 0 . 002 0 . 001 
एकुण गाँव कोरेगाँव : 

0 . 275 0 . 111 
सारणी | 

निजी 

41 
सांगवी 

0 . 101 
___ शुष्क 

0 . 041 
एकुण गाँव सारनीसावर गाँव : 

0 . 101 0 . 0409 
एकुण तालुका केज : 

10. 695 | 4. 289 | 


729 


10 


9 


1114 


409 


409 
43299 


[ फा . सं . 12037 /2/ 2017- एमएएच ( पी -6)] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 20 June, 2017 
S . O . 1949 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 3A National Highways Act, 
1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as said Act), Central Government, after being satisfied that for the public 
purpose , the land the brief description of which is given in the schedule below is required for building (widening/ two 
laning/ four laning etc .) maintenance , management and operation of Maharashtra State Highway from Hol- Sarni Sangvi 
(Km . 73 . 200 to Km . 117 .500 ) New NH 548 D in the District Beed in the State of Maharashtra hereby declares its 
intention to acquire such land . 

Any person interested in the said land may , within twenty one days from the date of publication of this 
Notification in the official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub - section ( 1) of 
section 3C of the said Act . 

Every such objection shall be made to the concerned Competent Authority , namely Sub -Divisional Officer 
(SDO ) Kaij in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an 
opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner, and may , after hearing all such objection and after 
making such further enquiry , if any , as the Competent Authority thinks necessary , by order, either allow or disallow the 
objections. 

Any order made by the Competent Authority under sub -section ( 2 ) of section 3C of the said Act shall be final. 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected 
by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority . 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure falling within the stretch of the land 73 . 200 to 

Km . 117 .500 New NH 548 D in the State of Maharashtra 

Hol – Sarni Sangvi (Km . 73. 200 to Km . 117 .500 ) 


District 


Taluka 


Village 


Survey No./ 

Gut No . | 


Type of 
Land 


Nature of 

Land 


No . 


Wet 
Wet 
Wet 


Area 

Area 
Area | Area | (in Square 
( Acre) ( Ha) | Meters ) 

0 . 476 0 .193 | 1927 
| 2 .001 | 0 . 810 | 8102 

2 . 358 0 . 955 9546 
4 . 835 1 . 958 19576 


Beed 


| 


Kaij 


Wet 


0 . 099 


0 .040 


400 


Wet 
Wet 


277 / 1 Private 
Hol 

277 /2 Private 

277/ 3 Private 
Total Village Hol: 
Chandan 

52 / 11 Private 
Sawargaon 
Total Village Chandan Sawargaon : 

121 | Private 
Umbri 

134 

Private 
Total Village Umbri: 

Private 

Private 
Koregaon 

68 

Private 

69 Private 
Total Village Koregaon : 
| Sarni Sawargaon 41 | Private 
Total Village Sarni Sawargaon 

Total of Taluka Kaij: 


0 .040 
1 . 480 | 
0 . 700 
2 .180 | 


400 
14800 
7000 
21800 


6 


64 


Wet 


153 


8 


| 


Beed 


Kaij 


65 


0 .099 
3 . 656 | 
1 .729 | 
5 . 385 | 
0 .038 
0 . 055 
0 . 180 
0 . 002 
0. 275 | 
0 . 101 | 
0 . 101 | 
10. 594 


Wet 
Wet 
Wet 


9 


10 


0 .022 
0 . 073 
0 . 001 
0 .111 
0 . 041 | 
0 . 0409 | 
4. 289 


224 
729 

9 
1114 
409 
409 
43299 


Wet 


[ F. No . 12037/ 2/ 2017 - MAH( P- 6 )] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 जून , 2017 


का . आ . 1950 ( अ). केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इस में इस के 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान 
हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य में घाटनांदुर – लोखंडी सावरगाँव (42.600 से कि . मी . 73. 200) नया राष्ट्रीय 
राजमार्ग 548डी तक के भू- खण्ड के निर्माण ( चौडा करने/ चार लेन का बनाने , आदि), अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिये 
लातुर और बीड जिला की वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है ऐसी भूमिका अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 

__ कोई व्यक्ति , जो उक्त भूमि में हितबद्ध है उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा ( 1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के 
लिये ऐसी भूमि पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनके भीतर आक्षेप कर सकेगा । 

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई को लिखित रूप में किया 
जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या 
किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच 
करने के पश्चात , यदि कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर 
सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ; 


उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा ( 2 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा । 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(ii )] 


भूमि की 


नाम 


शुष्क 


581 


। 


शुष्क 


शुष्क 


। 


516 


इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में 
उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 

अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के कि . मी . 42.600 से कि . मी . 73. 200 , नया राष्ट्रीय राजमार्ग 548डी का भाग अर्जन की जाने वाली संरचना 

रहित अथवा सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 

घाटनांदुर – लोखंडी सावरगाँव (कि . मी . 42 .600 से कि . मी . 73.200 ) 
जिला का तालुका का गाँव का सर्वेक्षण 

भूमि का 

भूमि का क्षेत्रफल 
क्र . सं . 
नाम नाम 

प्रकार प्रकृति एकड में हे. में | वर्ग मीटर में 
251 निजी | शुष्क 0. 815 - 0. 330 3300 
248 निजी शुष्क । 1. 186 | 0 . 48 4800 
575 निजी 

0 . 988 | 0 . 4 4000 
बीड अंबाजोगाई घाटनांदुर 

576 निजी शुष्क 0.593 - 0 .24 2400 
निजी 

| 0.790 0. 32 3200 
583 निजी 

0 . 420 0 . 17 1700 
एकुण गाँव घाटनांदुर: 

4. 792 | 1. 940 ___ 19400 
शासन 

नम 

0 .0120 . 0048 48 
पीपंला 513 निजी नम 0 . 025 | 0 .01 100 
धायगुडा | 11 निजी । शुष्क | 0 . 988 | 0 . 40 | 4000 

निजी 

| 0. 002 - 0. 001 7 
एकुण गाँव पीपंला धायगुडा: 

1 .027 | 0 . 415 4155 
131/ 2 

| नम | 0 .021 - 0 . 008 85 
12 

131 / 1 | निजी 

शुष्क | 0. 007 - 0. 003 
शेपवाडी 

निजी 

0 . 555 | 0 .225 2247 
14 

164/ 1 निजी नम | 0. 254 0. 103 1028 
एकुण गाँव शेपवाडी: 

0 .837 | 0 . 339 3390 
15 

381 निजी शुष्क | 0 . 080 0 .032 324 
16 

375 । निजी नम | 0. 833 | 0 . 337 3372 
बीड | अंबाजोगाई 
17 

376 निजी नम | 0 . 263 - 0 . 106 1063 
18 

निजी 

0 .089 0 .036 360 
अंबाजोगाई 436 निजी | नम | 0. 207 | 0. 084 | 837 
20 

596 निजी 

शुष्क 0 .043 | 0 . 017 173 
21 

555 निजी 

| 0 . 383 0. 155 1549 
22 

552 । निजी । शुष्क | 0 . 056 | 0 . 023 228 
23 

545 निजी शुष्क 0 . 165 - 0. 067 668 
एकुण गाँव अंबाजोगाई : 

2. 119 - 0 . 857 8573 

निजी शुष्क 0. 266 - 0. 108 1078 
25 

लोखंडीसावर 

निजी शुष्क 0 . 219 0 . 089 888 
26 

गाँव 

84 निजी शुष्क । 0 . 564 | 0 . 228 2282 

निजी | नम | 5 .986 | 2. 423 24235 


| निजी 


29 


13 


19 


नम 


24 


83 


27 


[ TT II – qus 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


28 


e[tch 


185 Auf 
एकुण गाँव लोखंडी सावर गाँव : 
एकुण तालुका अंबाजोगाई : 


0. 742 
7.777 
16 .552 


0 . 300 
3. 148 
6 .700 


3002 
31485 
67002 


[41. . 12037 /2/2017 - 4947 ( 41-6)] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th June, 2017 
S .O . 1950 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 3A National Highways Act , 
1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as said Act), Central Government, after being satisfied that for the public 
purpose, the land the brief description of which is given in the schedule below is required for building (widening /two 
laning/four laning etc .) maintenance, management and operation of Maharashtra State Highway from Ghatnandur - 
Lokhandi Sawargaon (km . 42 .600 to Km . 73.200 ) New NH 548 D in the district Beed in the state of Maharashtra 
hereby declares its intention to acquire such land . 

Any person interested in the said land may, within twenty one days from the date of publication of this 
Notification in the official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub -section ( 1) of 
section 3C of the said Act. 

Every such objection shall be made to the concerned Competent Authority, namely Sub -Divisional Officer 
(SDO ) Ambajogai in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector 
an opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner, and may , after hearing all such objection and 
after making such further enquiry , if any, as the Competent Authority thinks necessary , by order , either allow or 
disallow the objections. 
Any order made by the Competent Authority under sub -section (2 ) of section 3C of the said Act shall be final. 

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be 
inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority . 

SCHEDULE 


No. 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure falling within the stretch of the land 42 .600 to 

Km . 73.200 New NH 548 D in the state of Maharashtra 

Ghatnandur - Lokhandi Sawargaon (Km . 42.600 to Km . 73 .200 ) 
Sr. District Taluka Village Survey Type of Nature of 

Area 

Area 
No./ Land Land 

Area Area 

(in Square 
Gutno. 

( Acre ) (Ha) 

Meters ) 
Beed Ambejogai Ghatnandur 251 

Private Wet 0 .815 0 .330 3300 
248 | Private Wet 1. 186 0 .480 4800 
575 Private Wet 0 .988 0 .400 4000 
576 Private Wet 

0 .593 

0 .240 2400 
581 Private | Wet 0 .790 0 . 320 | 3200 

583 Private Wet 0 .420 0 . 170 1700 
Total Village Ghatnandur: 

4 .792 1 .940 19400 
7 . Beed Ambajogai Pimpla 516 Govt. Dry 0 .012 0 .005 48 
8 

Dhaiguda 513 | Private Dry 0 .025 0 .010 100 

| 11 | Private Wet 0 . 988 L 0 .400 4000 
10 

Govt. Wet 0 .002 0 .001 

7 
Total Village Pimpla Dhaiguda: 

1 .027 0 .415 4155 
11 

Shepwadi . 131/ 2 Private L Dry 0 .021 0 . 008 85 
12 

131/ 1 Private Wet 0 . 007 0 .003 
13 

Private 

0 .555 0 . 225 2247 
14 

164 / 1 Private Dry 0 . 254 / 0 . 103 1028 
Total Village Shepwadi: 

0 .837 0 .339 3390 


29 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


- 


15 


324 


Wet 
Dry 
Dry 


16 
17 
18 
19 


3372 
1063 
360 


| 


837 


20 


| 


21 
22 
23 


| 


Dry 
Wet 
Dry 
Wet 
Wet 


Ambajogai 381 Private 

375 Private 
376 

Private 

Private 
436 | Private 
596 | Private || 
555 | Private | 
552 | Private 

545 | Private | 
Total Village Ambajogai: 
Lokhandi 82 Private 
Sawargaon 83 | Private | 
| 84 | Private | 

Private 

185 Private 
Total Village Lokhandi Sawargaon : 

Total of Taluka Ambajogai: 


173 
1549 
228 


| 


0. 080 
0 .833 
0 . 263 
0 .089 | 
0. 207 
0 . 043 | 
0 . 383 
0 . 056 
0 .165 | 
2 .119 
0 . 266 
0 . 219 | 
0 . 564 - 
5 . 986 
0 .742 
7 .777 
16. 552 


0.032 
0 . 337 
0 . 106 
0 . 036 
0 .084 
0 . 017 
0 .155 
0.023 
0 .067 
0 . 857 
0 . 108 
0 . 089 
0 . 228 
2. 423 
0 . 300 
3. 148 
6 . 700 


668 


24 
25 
26 
27 
28 


Wet 
Wet 
Wet 
Dry 
Wet 


8573 
1078 
888 
2282 
24235 
3002 
31485 
67002 


| 


[ F. No. 12037/ 2/ 2017 - MAH( P - 6) ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 जून , 2017 


का . आ . 1951( अ). – केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) (जिसे इस में इस के 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान 
हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य में धर्मापूरी - लाडझरी ( 25 .600 से कि . मी . 42.600) नया राष्ट्रीय राजमार्ग 548डी तक 
के भू-खण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिये बीड जिला की वह 
भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा 
करती है । 

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा ( 1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के 
लिये ऐसी भूमि पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा । 

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी परली को लिखित रूप में किया जायेगा 
और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि 
व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के 
पश्चात , यदि कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या 
अननुज्ञात कर सकेगा ; 

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा ( 2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा । 


इस अधिसूचना के अंतर्गत आनेवाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में 
उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के कि . मी . 25.600 से कि . मी . 42.600, नया राष्ट्रीय राजमार्ग 548 डी का भाग अर्जन की जाने वाली 

संरचना रहित अथवा सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
धर्मापूरी- लाडझरी (कि . मी . 25 .600 से कि . मी . 42. 600 ) 


जिला का 


गाँव का 


भूमि का क्षेत्रफल 


भूमि की 


क्र . सं . 


तालुका 

का 
नाम 


सर्वेक्षण स . 


भूमि का 
प्रकार 


नाम 


नाम 


एकड में 


__ वर्गमीटर में 


1700 


1700 


2700 


300 
1100 


1500 


बीड 


3000 


परली 


191 


1500 


धर्मापुरी 

0. 420 0. 170 
एकुण गाँव धर्मापुरी: 

0 . 420 | 0 . 170 
185 निजी शुष्क + नम | 0 . 667 | 0 . 270 
187 निजी शुष्क + नम | 0 .074 | 0. 030 
188 निजी 

शुष्क + नम | 0 . 2720 . 110 
189 निजी शुष्क + नम 0 . 371 | 0. 150 
190 निजी शुष्क + नम | 0. 741 | 0. 300 

निजी शुष्क + नम 0. 371 0. 150 | 
लाडझरी 

192 निजी शुष्क + नम 0 .074 | 0 .030 
254 निजी शुष्क + नम | 0. 519 | 0. 210 
250 

निजी शुष्क + नम | 2. 964 1. 200 | 
252 निजी शुष्क + नम 0 . 642 | 0 . 260 
246 निजी शुष्क + नम 0 . 336 0 . 136 

251 निजी । शुष्क + नम - 0. 420 0. 170 | 
एकुण गाँव लाडझरी : 

7. 451 | 3.016 
एकुण तालुका परली : 

7.8709 3.186 


300 


2100 


10 


12000 


11 


2600 


12 


1360 
1700 


13 


30 


30160 


31860 


[ फा . सं. 12037/2/ 2017 -एमएएच ( पी -6)] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th June , 2017 
S. O . 1951 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 3A National Highways Act, 
1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as said Act), Central Government, after being satisfied that for the public 
purpose , the land the brief description of which is given in the schedule below is required for building (widening /two 
laning/ four laning etc .) maintenance , management and operation of Maharashtra State Highway from Dharmapuri – 
Ladjhari (km . 25 .600 to 42.600 ) New NH 548 D ) in the district Beed in the state of Maharashtra hereby declares its 
intention to acquire such land . 

Any person interested in the said land may , within twenty one days from the date of publication of this 
Notification in the official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub - section (1 ) of 
section 3C of the said Act. 

Every such objection shall be made to the concerned Competent Authority, namely Sub -Divisional Officer 
( SDO ) Parli in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an 
opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner, and may , after hearing all such objection and after 
making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary , by order, either allow or disallow the 
objections. 
Any order made by the Competent Authority under sub -section (2 ) of section 3C of the said Act shall be final. 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the 
interested person at the aforesaid office of the Competent Authority . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure falling within the stretch of the land km . 25 .600 to 

Km . 42.600 New NH 548 D in the state of Maharashtra 


Dharmapuri – Ladjhari (Km . 25 .600 to Km . 42 .600 ) 


Area 


District 


Taluka 


Village 


Survey No./ 
Gut No. 


Type of 
Land 


No. 


Nature of 

Land 


in 


6 


Beed 


Parli 


in 
Acre 
0 . 420 
0 .420 
0 .667 
0 .074 
0 .272 
0 .371 
0 .741 
0 . 371 
0 .074 
0 .519 
2 . 964 
0 .642 
0 . 336 
0 .420 
7 .451 
7 .871 


Dharmapuri 
Total Village Dharmapuri 

185 Private Dry + Wet 
187 | Private Dry + Wet 
188 Private Dry + Wet 
189 Private Dry + Wet 
190 Private Dry + Wet 

191 | Private Dry + Wet 
Ladjhari 

192 | Private | Dry + Wet 
254 Private Dry + Wet 
250 | Private | Dry + Wet 

Private Dry + Wet 
246 Private Dry + Wet | 

251 Private Dry + Wet 
Total Village Ladjhari 
Total of Taluka Parali 


7 


in Square 
Meters 
1700 
1700 
2700 
300 
1100 
1500 
3000 
1500 
300 
2100 
12000 
2600 
1360 
1700 
30160 
31860 


Ha 
0 . 170 
0 . 170 

0 . 270 
| 0 .030 

0 . 110 
0 . 150 
0 . 300 

0 . 150 
| 0 .030 

0 .210 
L 1 . 200 

0 . 260 
0 . 136 
0 . 170 
3 .016 
3 . 186 


8 


| 


252 


10 
11 
12 
13 


| 


[F . No. 12037 /2 /2017 -MAH ( P -6 ) ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2017 . 06 .23 09:44 :41 + 05 30 


